रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 96 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 96 


SAR 


" 


. 


. 


. 


*. 


VATAR 


मयमरजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EHITI 


Mo... 

.. ... 


भाग 1 - खण्ड 3 . - उप - खंड ( i ) 
PART II ---- Section 3 - Sub -section (1) . 

प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3 ] 
No. 3 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 1, 1997 / पौष 11, 1918 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 1, 1997/PAUSA 11, 1918 


लोक सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 जनवरी , 1997 
सा . का . नि . ३ ( अ ). -- मूल नियम 45, जिसे दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती तथा सेवा संबंधी आदेश संख्या 185 द्वारा लोक सभा 
सचिवालय के अधिकारियों पर लागू किया गया था , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सभा के अध्यक्ष एतद्द्वारा लोक सभा सचिवालय ( आवास 
का आवंटन ) नियम, 1974 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय ( आवास का आवंटन ) संशोधन नियम, 1996 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जाएंगे । 

2. लोक सभा सचिवालय ( आवास का आवंटन ) नियम, 1974 के नियम 9 में उप नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 

" ( 2 ) जब अधिकारी, जिसके कब्जे में एक आवास है, को अन्य आवास का आवंटन किया जाता है और वह नए आवास का कब्जा लेता 
है तो कब्जा लेने की तिथि से पुराने आवास का आवंटन रद्द माना जाएगा । तथापि, इस प्रकार कब्जा लेने के पश्चात् वह बदले में आवंटित 

नए आवास में जाने हेतु सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुमतान करके पहले वाले आवास को 8 दिनों की अवधि तक रख सकता है : 

परन्तु यह कि यदि पहले वाले आवास को ऊपर बताए गए अनुसार 8 दिनों के अन्दर खाली नहीं किया जाता है तो वह अधिकारी नए आवास की 
स्वीकृति की तिथि के नौवें दिन से लोक सभा सचिवालय द्वारा समय - समय पर यथा निर्धारित सेवाओं, फर्नीचर तथा उधान प्रभारों और उक्त आवास के 
उपयोग तथा कब्जा किए जाने के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने लिए जिम्मेदार होगा । " 

[ सं. एफ 1 /18/ 96 / ए एन- II ] 

जे. पी . रत्नेश, संयुक्त सचिव 
LOK SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 1st January , 1997 
G . S . R. 3 ( E ). - -In exercise of the powers conferred by rule 45 of Fundamental Rules as made applicable to the 
officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order No . 185 , dated the 19th December, 
1957 , the Speaker of the Lok Sabha Secretariathereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat 
( Allotment of Residences ) Rules , 1974, namely : --- 
7GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11– SEC. 3(1) ] 


1. (1) These rulesmay be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Amendment Rules, 1996 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In Lok Sabha Secretariat ( Allotment of Residences) Rules, 1974 , in rule 9, for sub -rule 2 , the following sub rule shall be 
substituted, namely :-- 

“ (2) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies new 
residence , the allotment of former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the 
new residence. After such occupation he may, however , retain the former residence on payment of normal 

licence fee therefor for a period of 8 days for shifting to the allotted accommodation in change : 

Provided if the former residence is not vacated within 8 days as aforesaid, the officer will be liable to pay damages for 
use and occupation of said residence , services, furniture and garden charges, as may be determined by the Lok Sabha Secre 
tariat from time to time, with effect from ninth day from the date of acceptance of the new residence." 


[No. F . 1/18/96 /AN - IN 
J. P. RATNESH , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


